छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013- 2015. ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान ( बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 - 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से . भिलाई , दिनांक 
30 - 05 - 2001. ” 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 339 ] 


रायपुर , शुक्रवार , दिनांक 2 सितम्बर 2016 - भाद्रपद 11, शक 1938 


गृह विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नया रायपुर 


नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2016 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ - 4- 65/ दो / गृह - सी / 2015. – विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 2 के खण्ड ( ङ ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा , विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण ) अधिनियम, 1967 (1967 का 37 ) की धारा 24( 1 ), 
25, 26 तथा 27 के अधीन आतंकवादी आगम से प्राप्त संपत्तियों को कुर्क करने के प्रयोजन के लिये सचिव , गृह विभाग , छत्तीसगढ़ शासन को अभिहित प्राधिकारी 
के रूप में नियुक्त करती है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के. टोप्पो, संयुक्त सचिव . 


नया रायपुर , दिनांक 1 सितम्बर 2016 


क्रमांक एफ -4 - 65 / दो / गृह - सी / 2015 . – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 01 - 09 - 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

ए. के . टोप्पो, संयुक्त सचिव . 


677 


678 


FOMVIG 2G147 , faglich 2 FAGER 2016 


Naya Raipur, the 1st September 2016 


NOTIFICATION 


No. F -4 -65 /TWO /Home-c /2015 . — In exercise of the powers conferred by clause (e ) of Section 2 of the 
Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 (No. 37 of 1967), the State Government, hereby appoints Secretary , Home 
Department,Government of Chhattisgarh as Designated Authority for the purposes of attachment of properties relating 
to proceeds of terrorism under Sections 24 ( 1), 25 , 26 and 27 of the Unlawful Activities ( Prevention ) Act, 1967 (No. 37 of 
1967 ) 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

A . K . TOPPO , Joint Secretary. 


Wellca , Guagtca THT, TTC GRIM 


HGUIG , RYHga agn Uch 


- 2016 . 


